रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सामेबजगले 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 102 ] 
No. 102 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 4 , 2014 / फाल्गुन 13 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY,MARCH 4 , 2014 /PHALGUNA 13 , 1935 


रक्षोपाय महानिदेशालय 
सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर 

रक्षोपाय जांच की आरंभिक सूचना 
[ सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 ] 

नई दिल्ली , 4 मार्च, 2014 
विषय:- सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम , 1975 के उपशीर्षक 29181520 के अंतर्गत आने वाले सोडियम साइट्रेट के भारत को 
किए जा रहे आयात के संबंध में रक्षोपाय जांच की शुरुआत । 

सा . का. नि . 140 ( अ). - सीमाशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन ) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे 
समक्ष मैसर्स पोजी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड सं . 187 / 1ए, करोली, निकट खटराज चौकड़ी, तहसील कलोल, जिला- गांधीनगर, गुजरात 
द्वारा अपने परामर्शदाता मैसर्स टीपीएम कन्सल्टेंट्स , नई दिल्ली के जरिए एक आवेदन पत्र " सोडियम साइट्रेट " (विचाराधीन उत्पाद) पर 
रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए दायर किया है जिससे भारत में "सोडियम साइट्रेट " के बढ़ते आयातों द्वारा कारित की जा रही 
गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती से " सोडियम साइट्रेट के घरेलू उत्पादकों की रक्षा की जा सके । आयात किया जा रहा सोडियम 
साइट्रेट सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम , 1975 के उपशीर्षक सं . 29181520 के अंतर्गत आता है । तथापि वह वर्गीकरण केवल 
संकतात्मक है और वह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाधकारी नहीं है । 

2 . घरेलू उद्योग : मैसर्स पोजी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड गांधीनगर ने दावा किया है कि उनका उत्पादन देश में 
सोडियम साइट्रेट के कुल उत्पादन का 46 प्रतिशत उत्पादन बनता है और अन्य घरेलू उत्पादक जिन्होंने इस आवेदन का समर्थन किया है 
मैसर्स सुनील कैमिकल्स , मुम्बई का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 44 प्रतिशत , इस प्रकार उन दोनों का कुल उत्पादन 90 प्रतिशत है 
जो देश में सोडियम नाइट्रेट के कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा है और इसलिए वर्तमान याचिका दायर करने का उनका आधार 
बनता है । 

3. अंतर्ग्रस्त उत्पादः विचाराधीन उत्पादन ‘सोडियम साइट्रेट है जो एक रासायनिक यौगिक है। यह मोनो सोडियम 
साइट्रेट , डाइसोडियम साइट्रेट और ट्राइसोडियम साइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। यह साइट्रिक एसिड का सोडियम लवण है और इसका 
खट्टा नमकीन स्वाद होता है। सोडियम साइट्रेट का प्रयोग मुख्यत : एक्सपेकटोरेंट और यूरीन अल्कानाइजर के रूप में किया जाता है। इसका 
953GI / 2014 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


प्रयोग फार्मास्युटिकल सम्वर्धक , दुग्ध उद्योग प्रयोगशाला में खाद्य सम्वर्धक , जल उपचार में रिएजेन्ट, पेयों में एसिडिटी विनियामक, चीज 
और खाद्य में एण्टी आक्सीडेट बनाते समय इसका प्रयोग आयल्स में इमल्सीफायर के रूप में भी किया जाता है । 

4. जांच की अवधि (पीआईओ): आवेदक ने वर्तमान आवेदन के लिए पांच वर्षों की अवधि के आंकड़े पर विचार 
किया है। आवेदक ने सभी आंकड़े 2010 -11 से 2013-14 ( जनवरी , 2014 तक ) तक प्रस्तुत किए हैं । चयन की गई जांच अवधि वर्ष 
2010 - 11 से 2013 -14 ( वार्षिकीकृत) तक है जो बाजार स्थितियों पर विचार करने और रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की जरूरत 
का निर्धारण करने के लिए अनिवार्य है । 


5. सूचना का स्रोत: सोडियम साइट्रेट के लिए 2010- 11 से सितम्बर , 2013 तक के लिए आयात आंकड़े 
डीजीसीआई एंड एस कोलकाता ( लेनदेनवार) से और शेष अवधि अक्तूबर , 2013 से जनवरी , 2014 के लिए आंकड़े आईबीआईएस , 
मुम्बई से लिए गए है। विश्लेषण के लिए उन्हीं पर विचार किया गया है। वर्ष 2010 - 11 से 2013- 14 ( जनवरी, 2014 तक ) तक के लिए 
घरेलू आंकड़े घरेलू उद्योग से प्राप्त किए गए और क्षति विश्लेषण के लिए उन्हीं पर विचार किया गया। वर्ष 2010 - 11 से 2013-14 
( अक्तूबर , 2013 तक ) तक के घरेलू आंकड़ों का सत्यापन इस विभाग द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल दौरा करके किया गया । 


6. संवर्धित आयात (समग्र एवं संयत्र : प से ) : भारत में सोडियम साइट्रेट आयात कई देशों से और प्राथमिकत : 
चीन से किया जाता है। सोडियम साइट्रेट के आयातों में समग्र एवं संगत दोनों रूपों में वृद्धि हुई है । वित्त वर्ष 2010 - 11 से 2013- 14 के 
दौरान सोडियम साइट्रेट के आयात निम्नवत रहे हैं : 

आयात प्रवृत्तियां 


2010 -11 


2011 -12 


2012 -13 


| 2013-14 ( जनवरी, 2014 तक ) 


2013 - 14 
( वार्षिकीकृत ) 


| 


2621 


| 


2877 


| 


3721 


3992 


4791 


100 


110 


142 


152 


183 


आयात जो वर्ष 2010- 11 में 2621 एमटी थे बढ़कर वर्ष 2013-14 में 4791 एमटी (वार्षिकीकृत ) हो गए जो आधार वर्ष की 
तथा पिछले वर्ष 2012- 13 से और संगत रूप में आधार वर्ष से तुलना करने पर समग्र रुप से वृद्धि प्रदर्शित करता है । 


6 ( क ). उत्पादन के संबंध में आयात : 


वर्ष 2010 - 11 से 2013 -14 ( वार्षिकीकृत ) के दौरान उत्पादन के संबंध में आयातों का बाजार हिस्सा 99 प्रतिशत से बढ़कर 
162 प्रतिशत हो गया जो निम्नलिखित से स्पष्ट है : 


कुल आयात 
( एमटी ) 


अखिल भारतीय 
उत्पादन (एमटी) 


वित्त वर्ष 


उत्पादन के संबंध में आयातों का % 


2010 - 11 


2621 


2556 


99 


2011 - 12 


2877 


2881 


97 


3721 


112 


2012 -13 

3227 
2013-14 
( वार्षिकीकृत ) 4791 4032 

162 
7. क्षति : आवेदन ने दावा किया है कि " सोडियम साइट्रेट " के बढ़ते आयात सोडियम साइट्रेट घरेलू उत्पादकों को गंभीर 
क्षतिकारित कर रहे हैं या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहे है जो निम्न कारकों से स्पष्ट है: 
( क ) उत्पादन : पिछले वर्ष 2012- 13 की तुलना में वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत ) में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है 
तथापि वर्ष 2010 -11 से 2012- 13 में वृद्धि हुई है । 


[ भाग || - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


वर्ष 


मात्रा ( एमटी ) 

1184 


2010 - 11 


1211 


2011- 12 
2012 -13 


1531 


2013 - 14 ( वार्षिकीकृत ) 


1498 


( ख ) घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा: आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 57 प्रतिशत था वर्ष 
2013-14 में बढ़कर 67 प्रतिशत (वार्षिकीकृत ) हो गया जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी उसी अवधि के दौरान 
वृद्धि हुई है । 
वित्तीय वर्ष कुल । डीआई की । अन्य भारतीय । कुल मांग बाजार हिस्सा ( % ) 

आयात | बिक्री ( मी . टन ) उत्पादकों की ( मी .टन ) 
( मी . टन ) 

बिक्री ( मी .टन ) 


डी आई 


आयात 


2010 - 11 


2621 


| 


505 


1454 


4580 


11 


57 


2011 - 12 


2877 


632 


1769 


5278 


12 


55 


2012 -13 


3721 


1036 


1787 


6544 


16 


57 


2013 - 14 
( वार्षिकीकृत ) 


4791 


1214 


1236 


7120 


17 


67 


( ग ) बिक्री के स्तर में गिरावट : घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2010- 11 से 2013-14 की अवधि ( वार्षिकीकृत ) के 
दौरान वृद्धि हुई। 


( घ ) लाभ / हानि : - घरेलू उद्योग की लाभ प्रदायकता में ऐसी स्थिति तक गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को अब 
वित्तीय क्षति होने लगी है । यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है । 


वित्त वर्ष 


लाभप्रदायकता ( रुपये/ एमटी) अनुक्रमित 


2010 -11 


- 100 


2011 -12 


- 249 


2012- 13 


- 378 


2013 - 14 ( वार्षिकीकृत ) 

- 487 
8 . उत्पादकता: वर्ष 2010 -11 से 2012- 13 की अवधि के दौरान तुलनात्मक रूप से उत्पादकता में वृद्धि हुई और विगत 
वर्ष 2012-13 की तुलना में अनुक्रमित आधार पर वर्ष 2013- 14 ( वार्षिकीकृत ) में गिरावट आई है । 

2013- 14 

2013-14 
2010 - 11 2011 -12 | 2012 -13 | (दिसम्बर, 13 

( वार्षिकीकृत ) 


तक ) 


| ( अनुक्रमित) 100 | 102 | 129 105 

127 
9 . घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में चार वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क तत्काल अधिरोपित करने का अनुरोध 
किया है । घरेलू उद्योग में इस विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते हुए आयातों के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में 
भारी गिरावट को ध्यान में रखते हए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क तत्काल अधिरोपित करने का अनुरोध भी किया है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


10. आवेदन की जांच की गई है और प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि सोडियम साइट्रेट के बढ़ते आयातों से सोडियम 
नाइट्रेट के घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही है और आयातों , में इस वृद्धि ने उद्योग को 
अपूरणीय क्षति की है और तदनुसार इस नोटिस के जरिए एक जांच शुरू करने का निश्चय किया गया है । 


11 . सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं : 


महानिदेशक (रक्षोपाय ) 
भाई वीर सिंह साहित्य सदन , द्वितीय तल 

भाई वीर सिह मार्ग, गोल मार्केट 

नई दिल्ली-110001, भारत 
टेलीफेक्स:- 011-23741542 / 23741537 

e -mail : dgsafeguards @ nic. in 
12. सभी हितबद्ध पक्षकारों को अलग से सम्बोधित किया जा रहा है। 
13. कोई अन्य पक्षकार जो यह चाहता है कि उसे हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए अपना अनुरोध इस तरह प्रस्तुत कर 
सकता है जिससे कि वह इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के अंदर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास उपर्युक्त पते पर पहुंच 
जाए । 


14 . सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन ) नियमावली , 1997 के नियम 6( 7 ) में दी गई 
शर्तों के अनुसार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के 
अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । 


[ फा . सं. डी - 22011/ 20/ 2013 ] 
आर. के. सिंगला, महानिदेशक 


DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS 

(Customs and Central Excise) 


NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION 


[Under Rule 6 of the Customs Tariff ( Identification and Assessment of Safeguard Duty ) Rules, 1997 ] 


New Delhi, the 4th March , 2014 


Sub : Initiation of safeguard investigation in respect of “ Sodium Citrate ” being imported into India , 

falling under sub -heading 29181520 of the Customs Tariff Act 1975 . 

G .S . R . 140 (E ). - An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff 
( Identification and Assessment of Safeguard Duty ) Rules , 1997 by M /s. Posy Pharmachem Private Limited , 
No. 187 / 1A , Karoli , Nr. Khatraj Chokdi, Ta . Kalol, Dist. Gandhinagar, Gujarat , through his consultant 

M/s TPM Consultants, New Delhi for imposition of Safeguard Duty on imports of “ Sodium Citrate " 
( Product under consideration ) into India to protect the domestic producers of “ Sodium Citrate ” against 
serious injury/ threat of serious injury caused by the increased imports of “ Sodium Citrate” into India. The “ 
Sodium Citrate ” is being imported falling under sub -heading 29181520 of the Customs Tariff Act 1975 . The 
classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations. 
2 . Domestic Industry : M /s . Posy Pharmachem Private Limited , Gandhinagar, claimed that his production 
account for 46 % of the total production of “ Sodium Citrate ” in the country and other domestic producer who 
support the application M /s Sunil Chemicals, Mumbai accounts 44 % and total share is 90 % which represent a 
major proportion of the Indian production of “ Sodium Citrate ” in the country and thus have the standing to 
file the present petition . 


[ 11 11 - QUE 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. Product Involved : The product under consideration is “ Sodium Citrate” which is a chemical compound 
that comes in the form of monosodium citrate , disodium citrate and trisodium citrate. It is sodium salt of citric 
Acid and has a sour and salty taste. Sodium Citrate is mainly used as an expectorant and urine alkanizer. It is 
also used as a pharmaceutical aid , food additive in dairy Industries laboratory reagent in water treatment, 
acidity regulator in drinks, an emulsifier for oils when making cheese and an antioxidant in food etc . 


4 . Period of Investigation (POI): The applicant for the purpose of the present application has 
considered the data for four years period . The applicant has submitted all the data from 2010 - 11 to 2013- 14 
(up to Jan .2014 ). The period for investigation selected is 2010 - 11 to 2013 - 14 (Annualised ) which is long 
enough in order to take into consideration the market conditions and to ascertain the need of imposition of 
Safeguard Duty . 
5 . Source of information : The import data for the “ Sodium Citrate” has been taken from DGCI& S , 
Kolkata ( Transaction wise ) from 2010 - 11 till September 2013 and remaining period from Oct ,13 to Jan .2014 
has been procured from IBIS , Mumbai. The same has been taken into consideration for analysis. The 
domestic data from 2010 - 11 to 2013 - 14 ( up to Jan . 2014 ) has been submitted by the domestic industry and the 
same has been taken into consideration for injury analysis . The domestic data from 2010 -11 to 2013 - 14 (up 
to Oct.2013) has been verified by on site visit by the department to the extent deemed necessary and available 
during visit . 


6 . Increased Imports (Absolute & in relative terms): “ Sodium Citrate” are imported into India from 
a number of countries , and primarily from China. The imports of “ Sodium Citrate ” have shown an increasing 
trend in absolute terms as well as in relative terms. The imports of “ Sodium Citrate” during the financial year 
2010 - 11 to 2013-14 (Annualised ) remained as under: 

IMPORTS & TREND 


2010 -11 


2011 - 12 


2012- 13 


2013 -14 ( up to 

Jan .2014 ) 


2013 - 14 ( Annualised ) 


4791 


2621 


2877 


3721 
142 


3992 
152 


100 


110 


183 


The Imports have increased from 2621MT in 2010 - 11 to 4791MT in 2013 - 14 ( Annualised ) which shows an 
increasing trend both in absolute terms as compared to base year and with preceding year i.e . 2012 - 13 and 
from base year in relative terms. 


6 .( a ) Imports in relation to Production : During the period 2010 - 11 to 2013 - 14 (Annualised ) the market 
percentage of import in relation to production has increased from 99 % to 162 % as evident from the following 
details : 


Financial Year 


Total 
Imports 
(MT) 
2621 


All India 
Production 

(MT) 
2556 


% of import with respect to production 


2010 - 11 


99 


2877 


2881 
3227 


97 
112 


3721 


2011- 12 
2012 - 13 
2013 - 14 
(Annualised ) 


4791 


4032 


162 


7 . Injury : The applicant have claimed that the increased imports of “ Sodium Citrate” have caused or 
threatening to cause serious injury to the domestic producers of “ Sodium Citrate ” as indicated by the 
following factors: 


(a ) Production : The production of the domestic industry declined in 2013 -14 ( Annualised ) as compared to the 
previous year 2012 - 13, however , it has increased during the period 2010 - 11 to 2012 - 13 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i)] 


YEAR 
2010 - 11 
2011 - 12 
2012 - 13 
2013 - 14 (Annualised ) 


OTY (MT) 

1184 
1211 
1531 
1498 


(b ) Share of domestic producers in domestic demand: The market share of import increased from 57 % in 
2010 - 11 to 67 % in 2013- 14 (Annualised ) whereas the market share of domestic Industry also increased during 
the same period . 


Financial Year 


Market Share ( % ) 


Total 
Import 
MT) 


Sales of DI 

(MT) 


Sales of 
other Indian 
Producers 

(MT) 


Total 
Demand 
(MT) 


DI 


Import 


2010 - 11 


2621 


505 


1454 


4580 


11 


57 


2011 - 12 


2877 


5278 


12 


632 
1036 


1769 
1787 


2012 - 13 


3721 


6544 


16 


S 


2013 - 14 
(Annualised ) 


4791 


1214 


1236 


7120 


17 


67 


(c ) Changes in the level of Sales :- The sales of the domestic industry has increased during the period from 
2010 - 11 to 2013 - 14 ( Annualised ) . 
(d ) Profit /loss – the profitability of the domestic industry has steeply deteriorated to such a situation that the 
domestic industry is now suffering financial losses. This is evident from the table below : 


Financial Year 
2010 -11 
2011- 12 

2012 - 13 
2013 - 14 ( Annualised ) 


Profitability (Rs. / 

MT) ( Indexed ) 
- 100 
- 249 
- 378 
-487 


8 . Productivity : During the period 2010 - 11 to 2012 - 13 , in comparison , the productivity has increased and 
decreased in 2013 -14 ( Annualised ) in comparision to preceding year 2012 - 13 on indexed basis. 


2010 - 11 


2011 - 12 


2012 -13 


2013 - 14 (up 
to Dec . 13 ) 


2013 -14 (Annualised ) 


( Indexed ) 100 


102 


129 


105 


127 


9 . The domestic industry has requested for immediate imposition of safeguard measures for a period of four 
years in their application . The domestic industry has also requested for imposition of provisional safeguard 
duty in view of performance of the domestic industry as a result of increased imports of product under 
consideration . 
10 . The application has been examined and it has been found that prima facie increased imports of “ Sodium 
Citrate ” have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic producers “ Sodium Citrate” 
and such increase in imports has caused irreparable damage to the domestic industry and accordingly , it has 
been decided to initiate an investigation through this notice . 
11 . All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice 
to : 


[ ATT 11 - qus 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


The Director General (Safeguards) 
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan : 2nd Floor, 

Bhai Vir Singh Marg , 
Gole Market,New Delhi-110 001, INDIA . 

Telefax : 011 - 23741542 / 23741537 

E -mail: dgsafeguards @ nic .in 
12. All known interested parties are also being addressed separately . 
13. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its 
request so as to reach the Director General (Safeguards ) on the aforementioned address within 15 days from 
the date of this notice . 
14 . In terms of Rule 6 (7 ) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty ) Rules, 1997 , 
any interested party may inspect the public file containing non - confidential versions of the evidence submitted 
by the other interested parties after the expiry of 30 days from the date of this notice . 


[F . No. D - 22011/ 20 /2013 ] 
R . K . SINGLA , Director General 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


